निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 भाद्र 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 1009) पटना , वृहस्पतिवार , 3 सितम्बर 2015 


गृह (विशेष ) विभाग 


अधिसूचनाएं 

3 सितम्बर 2015 
सं0 एल / एच०जी० - 1701 / 2012 - 9836 — भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त 
शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 में संशोधन करने हेतु 
निम्नलिखित नियमावली बनाते है : 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ - (1) यह नियमावली बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा ( संशोधन ) नियमावली, 2015 
कही जा सकेगी । 

( 1) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य से होगा । 
( 2 ) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी । 

2. बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 का नियम 4(1) का समादेष्टा संवर्ग निम्नलिखित द्वारा 
प्रतिस्थापित किया जाएगा: 
" 4 (1 ) 
क्र० पद का नाम 

प्रोन्नत / सीधी नियुक्ति / चयनित 
समादेष्टा संवर्ग 

पद / पद पदस्थापन पर 
वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा 

प्रोन्नत पद 
( पुलिस अधीक्षक / स्टाफ ऑफिसर के समकक्ष) 
प्रमंडलीय समादेष्टा 

प्रोन्नत पद 
( अपर पुलिस अधीक्षक के समकक्ष ) 
वरीय जिला समादेष्टा 

प्रोन्नत पद 
( वरीय पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष) 
04. जिला समादेष्टा 

50 प्रतिशत प्रोन्नति , 
| ( पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष ) 

50 प्रतिशत सीधी नियुक्ति 
3. बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली , 2005 के नियम 8 के शीर्षक में शब्द "जिला समादेष्टा एवं शब्द 
" प्रमंडलीय समादेष्टा के बीच " वरीय जिला समादेष्टा " शब्द अंतःस्थापित किये जायेंगे । 


01. 


02. 


03 . 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 3 सितम्बर 2015 
___ 4. बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 के नियम - 8 (1) (i) में प्रयुक्त अंक एवं शब्द " संवर्गीय वर्ग के 
50 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से भरे जायेंगे और शेष 50 प्रतिशत पद निरीक्षक से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे । " 
निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएगें : 

"(i) संवर्गीय वर्ग के 50 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से भरे जायेंगे और शेष 50 प्रतिशत पद निरीक्षक से 
प्रोन्नति द्वारा भरे जाएगें : 

परन्तु यदि किसी वर्ष में निरीक्षक संवर्ग से जिला समादेष्टा के पद पर प्रोन्नति हेतु योग्य निरीक्षक उपलब्ध न 
हों एवं अगले वर्ष में भी ऐसे योग्य निरीक्षकों के उपलब्ध होने की संभावना न हो , तो उतनी संख्या में रिक्तियों को 
सीधी नियुक्ति से भरे जाने की कार्रवाई राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत की जा सकेगी । सीधी भर्ती होने तक ऐसी 
रिक्तियों को भरने के लिए, बिहार गृह रक्षा वाहिनी के सेवानिवृत जिला समादेष्टा / वरीय जिला समादेष्टा स्तर के 
अधिकारियों को , विज्ञापन द्वारा चयनित कर सेवानिवृति के पश्चात पुनर्नियोजन पर, इन पदाधिकारियों के 65 वर्ष आयु 
सीमा पहुँचने अथवा उस रिक्ति , जिसके विरूद्ध इन्हें पुनर्नियोजित किया गया है, के सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जाने तक , 
दोनों में जो पहले हो , राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत रखा जा सकेगा । इस प्रक्रिया में यदि पर्याप्त संख्या में 
सेवानिवृत जिला समादेष्टा / वरीय जिला समादेष्टा उपलब्ध न हों वैसी स्थिति में समकक्ष स्तर के बिहार पुलिस सेवा के 
सेवानिवृत अधिकारियों को इन्हीं शर्तों के अधीन पुनर्नियोजित किया जा सकेगा । 

इस प्रावधान के लिए निम्नलिखित को मिलाकर एक चयन समिति गठित की जाएगी: 
(i) महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी 

अध्यक्ष 
(ii) अपर – महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी 

सदस्य - सह - सचिव 
( अपर महासमादेष्टा यदि पदस्थापित न हों तो 

उप - महासमादेष्टा) 
( iii ) विशेष सचिव, गृह (विशेष) विभाग 

सदस्य 
(iv) अनुसूचित जाति / जन जाति के प्रतिनिधि 

सदस्य 
( सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत ) 


5. बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 के नियम 8 के उप -नियम ( 3 ) एवं (4 ) निम्नलिखित द्वारा 
प्रतिस्थापित किए जाएगें : 
"(3) वरीय जिला समादेष्टा / ( 4) प्रमंडलीय समादेष्टा / ( 5) वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा " 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जितेन्द्र कुमार, 

सरकार के विशेष सचिव । 
The 3rd September 2015 
No. L /H .G .-1701 /2012 - 9836 — In exercise of the powers conferred under provisio to 
Article - 309 of The Constitution of India the Governor of Bihar is pleased to make the 
following Rules to amend The Bihar HomeGuard Service Rules, 2005 , 

1. Short title , extent and commencement- (i) These Rules may be called The Bihar 
State Home Guard Service ( Amendment ) Rules, 2015 . 

( ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar . 
( iii) It shall come into force withimmediate effect. 

2 . The “ Commandant Cadre” of Rule - 4 ( 1 ) of the Bihar Home Guard Service Rules , 
2015 shall be substituted by the following : 


" 4( 1 ) 


| Sl. 
| No . 


Promotion /Direct Recruitment / 
Selected Post/Posting on Post 

Promotional Post 


Name of Posts 

Commandant Cadre 
Senior Divisional Commandant 
(Equivalent to Superintendent of 

___ Police/ Staff Officer ) 
Divisional Commandant 
(Equivalent to Additional 
Superintendent of Police ) 
Senior District Commandant 
(Equivalent to Senior Deputy 

Superintendent of Police ) 


Promotional Post 


Promotional Post 


for JGTC ( 3THTETUT), 3 Rider 2015 


Sl. 
No. 


Name of Posts 

Commandant Cadre 
District Commandant (Equivalent 
to Deputy Superintendent of 

Police ) 


Promotion /Direct Recruitment / 
Selected Post /Posting on Post 

50 % Promotional Post, 
50 % Direct Recruitment 


3 . The words “ Senior District Commandant” shall be inserted between the worus 
“ District Commandant” and the words “ Divisional Commandant” used in the title of Rule 
8 of the Bihar Home Guard Service Rules, 2015 . 

4 . The figures and words “ 50 % of cadre strength shall be filled up by direct 
recruitment and rest 50 % posts shall be filled up by promotion from Inspector” used in Rule 
8 (1 ) (i) of the Bihar Home Guard Service Rules, 2005 shall be substituted by the 
following: 

" 50 % posts of cadre posts shall be filled up by direct recruitment and rest 50 % posts 
shall be filled up by promotion from Inspector: 

Provided , that if in any year eligible Inspector is not available for promotion from 
Inspector Cadre to the post of District Commandant and there is no possibility of availability 
of eligible Inspector in the following year also then the action may be taken to fill up such 
number of vacancies by direct recruitment after the approval of the State Government. Till 
the direct recruitment to fill up such vacancies, the officers of the rank of District 
Commandant/ Senior District Commandant, retired from Bihar Home Guards may be 
continued on reappointment after the approval of the State Government till such officers 
attain the age of sixty five years or the regular appointment by direct recruitment to such 
vacancies against which they are reappointed , whichever is earlier, after the retirement and 
after selection by the selection committee on the basis of advertisement. In this process , if 
sufficient number of retired District Commandant/ Senior District Commandant are not 
available, in these circumstances the retired officers of equivalent rank of Bihar Police 
Service may be reappointed under these conditions.” 

The Selection Committee shall be constituted consisting of the following: 
( 1) Commandant General, Bihar HomeGuard 

Chairman 
( II ) Additional Commandant General, Bihar HomeGuard - Member Secretary 

(If Additional Commandant General is not postedx 

Deputy Commandant General) 
(I) Special Secretary , Home (Special) Department Member 
(IV ) Representative of Schedule Caste / Schedule Tribe- Member 

(Nominated by General Administration Department ) 
5 . Sub -Rule ( 3 ) and (4 ) of Rule - 8 of Bihar Home Guard Service Rule , 2005 , shall 
be substituted , by the following: 

“ (3 ) Senior District Commandant/ ( 4 ) Divisional Commandant/(5 ) Senior Divisional 
Commandant” 

By order of the Governor of Bihar, 

JITENDRA KUMAR , 
Special Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
faET TOT (3RITETPUT) 1009 - 571 + 10 - stocontrol 

Website: http :// egazette .bih .nic .in 


